than 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

21 आषाढ़ , 1937 ( श०) 
संख्या 50 8 राँची, रविवार 

12 जुलाई , 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


___ 9 जुलाई , 2015 
संख्याः 5/ पद0- 05 -02 / 2013 का . 6163-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड, रांची के नियंत्रणाधीन झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री संजय कुमार , आप्त सचिव , 
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखण्ड , रांची को कार्यहित में अगले आदेश तक राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड , रांची द्वारा गठित विशेष जांच दल (Special Investigation Team) के कार्यालय में 
प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

2. श्री संजय कुमार , आप्त सचिव अपना वेतनादि पूर्व की भांति विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से 
ही प्राप्त करेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

दिलीप तिर्की, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 5 0 8 – 50 | 


